रजिस्ट्री सं . डी . ( डो . एन . )-72 


REGISTERED No. D . ( D. N.)-72 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


CARTA 


HTTA 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IIT : - उप-पड (i) 
PART II .. .Section 3 - Sub- section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - - - - - - 
सं० 382] 
No . 3821 


- - - 

नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 17, 1982/ प्रप्रहायण 26, 1904 
NEW DELHI , FRIDAY, DEC. 17, 1982 / AGRAHAYANA 26, 1 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रला जा सके 
Separate paginy i głon to this part in order that it may he fled as a scparate 

compilation 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


प्रारुप नियम 


1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण ( संशोधन ) 

नियम , 1982 है । 


म्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 दिसम्बर, 1982 
साका०नि० 760 ( अ ) – केन्द्रीय सरकार खाय अपमिश्रण निवारण 
अधिनियम , 1954 ( 1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वार। . 
प्रवत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय सरकार साथ मानक समिति 
से परामर्श करने के पश्चात खाय अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 
में कतिपय और सशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम व 
की धारा 23 की उपधारा में अपेक्षिन है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्न 
लिखित प्रारुप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जा रहा है, जिनके उमसे प्रभावित होने की सभावना है । इसके द्वारा 
सूचना दी जाती है कि उपत्त प्रारुप पर उस तारीख से जिम 
तारीख को उस राजपन की प्रतियां जनता को उपलग्ध करा दी जाती हैं , 
जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है , 45दिन के पश्चात विचार 
किया जाएगा । 

अपर विनिर्विष्ट तारीख मे पूर्व नियमों के उक्त प्रारुप को बाबत जो 
भी माक्षेप या स्माय किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार उन पर 
विचार करेगी । 


2. खाप अपमिश्रण निवारण, नियम , 1955 से परिशिष्ट " ख " में ,- - 
(i ) मद फ 07. 04 में "जिसमें भार में 0 5 प्रतिशत से अनधिक 

अनुज्ञात सुरुचिकारक , चीनी , मिरप , फल, रम , कोको, सिट्रिक , 

अम्ल , स्थायीकारक या पायसीकारक हो सकते है " 
शम्वों और अंको के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : - - 

"जिममे चीनी, सिरप , फलग्य , कोको, मिट्रिक अम्ल और , 
अनुज्ञात सुरुचिकारक हो सकते है । इसमें भार के अनुसार 0 . 5 
प्रतिशत से अनधिक अनुमान स्थायीकारक या पायसो कारक भी 

हो मझते हैं " ; 
( ii ) मद का 07. 04 . 01 में “जिसमें 0 . 5 प्रतिशत से अनधिक अनुशात 

मुरुषिकारक , चीनी सिरप , फल , फलरम , दूद फल , कोको , 
सिट्रिक , अम्ल , स्थायीकारक या पायसीकारक हो मकते हैं " शबों 

और अंकों के स्थान पर निम्नलिखिन रखा जाएगा , अर्थात : - - 
जिसमें चीनी , सिरप , फलरम , कोको, सिट्रिक अम्ल और अनु. 
शात सुरुचिकारक हो सकते हैं । इसमे भार के अनुसार 0 . 5 


1084 GI/ 82 


(1) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC 30131 

- " 
will be considered by 


cxpiry of the period so specificd 
the Central Government, 


DRAFT RULES 


प्रतिशत से अनधिक अनुशात स्थायीकारफ या पायसीकारक भी 

eta " , 
(iii ) # # 145 (4 ) " 5 . 0 28 . oxfaura CE MTT 

PUTER . T " WW at 451 $ fata 92 " 447 

UTHIT 5 . 0 8 .oxfen "a us ; 
( iv ) # # # 14 . 01 # " 5 .04 8 . 0 gfee T4 TT arata 

पर " प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित र जाएगा, पर्थान . - - 
HTE ATT 4 5 9 . 0 sfruz " 


1. These rules may be called the Prevension of 
Adulteration (Amendment) Rules, 1982, 


Food 


[ 


10 15013/ 7/79 470 ero (9 * $797 ) 14 ] 

आर०के० सिपल संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th December, 1982 


2 . ļo the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 , 
in Appendix B — 

(1) in item A .07.04 , for the worde and figures "wbich 

may contain the permitted Navourk , sugar , syrup . 
fruit , fruit juices , cocoa , citric acid , stabilizera OT 
emulsifiers not exceeding 0 . 5 per cont by woight" 

the following shall be substituted damely - 
" which may contain , sugar, ayrup, fruit juicos, cocoa , 

citric acid and permitted flavours . It may also 
contain permitted stablizer , or emulsifiers not ex 

ceeding 0 .5 per cent by weight" ; 
( li ) in item A . 07. 04 .01, for the words and figures , 

* which may contain permitted flavour , fruit juices , 
nuts, cocoa citric acid , stabilizers or emulsifiere not 
exccoding 0 . 5 per cent." the following shall be sub 

stituted , namely " — 
" which may contain sugar syrup , fruit juices , cocoa 

citric acid and permitted flavours. It may also 
contain permitted stabilizers or emulsificre not 

excceding 0 .5 per cent by weight." ; 
( iii ) in item A . 14 , in clausę (a ), the word " on dry 

basie ", occuring at the end , shall be omitted ; 
(iv ) in item A . 14 .01, for the entry , " 5 .0 to 8 .0 per cent 

by weight on dry basis " the following shall be 

substituted , namely : 
" 4. 5 to 9 .0 per cent by woight" . 

[No. P . 15013 /7 /79 -P .H . ( F & N ) PFA ] 

R . K . ŞİNGHAL , Jt. Secy. 


G . S . R . 760( E ). — The following draft of certain rules 
further to amend the Prevention of Food Adulteration Rulcs , 
1955, which the Central Government proposes to make in 
exerciso of the powers conforted by sub -section ( 1 ) of scc 
tion 23 of tho Provontion of Food Adulteration Act , 1954 
( 37 of 1954 ) , after consultation with the Central Com 
mittee for Food Standards, is hereby published as required 
by sub -tection ( 1 ) of section 23 of th said Act for the 
information all persong likely to be affected thereby and 
notice is hereby given that the said draft rules will be taken 
into consideration after the expiry of forty five days from 
the date on which the copies of the Official Gazette in which 
this notification is published are made available to the 
public . 


Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft rules beforo the 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRE88 , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982 


